रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 22 


सत्यमेव जयते 

भारत 
का राजपत्र 
The Gazette of India 


सं . 25 ] 
No. 25 ] 


1 . 

2 . 


. 


सी . जी . डी . एल . सा . - 18062022-236689 

- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


सं . 


REGISTERED No. – DL– ( N ) 04 / 0007 / 2003-22 


- 


भाग I– खण्ड 2 

[ PART I— SECTION 2 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की ग 
सरकारी अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 

[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


CG - DL - W - 18062022-236689 

साप्ताहिक / WEEKLY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 6 जून 2022 

सं . ए -20002 / 37 / 2019- प्रशा . I– राष्ट्रपति , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.05.2022 के आदेश सं . 6 / 4 / 2022 - सीएस -1 
( एस ) द्वारा वरिष्ठता कोटा ( एसक्यू ) के निमित्त वर्ष 2018 के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयनित सूची में केंद्रीय 
सचिवालय सेवा ( सीएसएस ) के सहायक अनुभाग अधिकारी ( एएसओ ) के समावेशन के परिणामस्वरूप , निम्नलिखित अधिकारियों को अनुभाग 
अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में नियुक्त करते है : 

नियुक्ति का दिनांक 

30.05.2022 

30.05.2022 


1-112 GI / 2022 


नई दिल्ली , शनिवार , जून 18 – जून 24 , 2022 ( ज्येष्ठ 28 , 1944 ) 

NEW DELHI , SATURDAY , JUNE 18— JUNE 24 , 2022 ( JYAISTHA 28 , 1944 ) 


| अधिकारी का नाम 

श्री गोडबोले विलास शंकरराव 

श्री जगत रॉय 


सीएसएल एजी 

2008/934 

2010/601 


2. अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय के मामलों के परिणाम के अधीन होगी और किसी भी अन्य संबंधित मामलों में 
किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अधीन होगी : 

i . भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय में सिविल अपील सं . 629/2022 और संबंधित मामले ( जरनैल सिंह बैच संबंधी मामले ) | 

ii . अनुभाग अधिकारी / सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता , पदोन्नति आदि के संबंधित मामले , यदि कोई हो , जो आज तक 
किसी सक्षम न्यायलय में दायर किया गया हो । 


( 433 ) 


राज कुमार , अवर सचिव 


434 


भारत का राजपत्र , जून 18 , 2022 ( ज्येष्ठ 28 , 1944 ) 

विधि एवं न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 9 जून 2022 

सं . 2 / 1 / 2015 - प्रशा . | ( वि.का . ) : – राष्ट्रपति , सुश्री सुनीता आनंद को दिनांक 2 जून , 2022 के अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु तक या 
अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , सीधी भर्ती के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल -14 में संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार ( भारतीय विधि 
सेवा के विधि सलाहकार संवर्ग के ग्रेड- I ) के पद पर नियुक्त करते हैं । उनकी यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका 
( सी ) सं . 6173/2020 के परिणाम के अधीन है । 


सं . ए -32012 / 1 / 2021 - प्रशा . ( वि.का. ) – राष्ट्रपति , श्री जय प्रकाश दुबे , सहायक विधि सलाहकार ( भारतीय विधि सेवा के विधि 
सलाह्कार सेवा संवर्ग के ग्रेड- IV ) को दिनांक 6 जून , 2022 के पूर्वाह्न से विधि और न्याय मंत्रालय , विधि कार्य विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 
लेवल 12 में उप विधि सलाहकार के ग्रेड ( भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग के ग्रेड- III ) में नियुक्त करते हैं । 

वरूण सिंह चौहान , अवर सचिव 


क्र.सं. 


कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ) 


1 . 


नई दिल्ली , दिनांक 10 जून 2022 

सं . T - 20015 / 7 / 2021 - Trg ( ISTM ) – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संप्रेषण संख्या टी -20015 / 7 / 2021 - प्रशिक्षण 
( आई.एस.टी.एम. ) दिनांकित 19 अप्रैल , 2022 के अनुसरण में , राष्ट्रपति , सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री पुनीत 
कुमार शर्मा को वेतन स्तर - 11 के अंतर्गत 06 मई , 2022 ( अपराह्न ) से चार ( 04 ) वर्ष के कार्यकाल हेतु अथवा अगले आदेश तक , जो भी पहले 
हो , सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान ( आई.एस.टी.एम. ) में उप निदेशक ( बुनियादी पाठ्यक्रम ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

अनिता बिलुंग , अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 3 जून 2022 

सं . 13 / पीबी- III / 2022 – राष्ट्रपति , मंत्रालय के दिनांक 01 जुलाई , 2021 के का.ज्ञा.सं. क्यू / सीएडी / 584 / 07 / 2021 के अनुसार 
भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ( पीपीएस ) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दर्शाई 
गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ( एसपीपीएस ) के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर 
नियुक्त करते हैं : 


भर्ती वर्ष 2021-22 ( नियमित ) के लिए : 

नाम ( श्री ) 

जन्म तिथि 


[ भाग I– खण्ड 2 


वरूण सिंह चौहान , अवर सचिव 


पी.के. दुचानिया 


21.01.1968 


पदोन्नति की तारीख 


01/06/2022 


2. उपर्युक्त अधिकारी ने उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 
शिवम सिंह , प्रशासनिक अधिकारी ( पीबी- III ) 


सं . 14 / पीबी- III / 2022 - राष्ट्रपति , मंत्रालय के दिनांक 29 जुलाई , 2021 के का.ज्ञा.सं. क्यू / सीएडी / 584/08/2021 के अनुसार 
भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिक संवर्ग के निजी सचिव ( पीएस ) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई 
तारीख से भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ( पीपीएस ) के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं : 


भारत का राजपत्र , जून 18 , 2022 ( ज्येष्ठ 24 , 1944 ) 

भर्ती वर्ष 2021-22 ( नियमित ) के लिए : 

नाम ( श्री / श्रीमती ) 

जन्म तिथि 

हेम लता 

15/12/1972 

विनोद कुमार सागर 

26/09/1972 

2. उपर्युक्त अधिकारियों ने उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

शिवम सिंह , प्रशासनिक अधिकारी ( पीबी- III ) 


भाग I– खण्ड 2 ] 


क्र.सं. 

1 . 

2 . 


पदोन्नति की तारीख 

01/06/2022 

01/06/2022 


नई दिल्ली , दिनांक 1 जून 2022 

सं . 12 / पीए- III / 2022 - अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर श्री मंगल प्रसाद कर , अवर सचिव , भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के ग्रेड | 

से 31 मई , 2022 के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

आलोक कुमार , प्रशासनिक अधिकारी ( पीए- III ) 


435 


सं . 13 / पीए- III / 2022 - अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर श्री सतेन्द्र सिंह ढाका , निदेशक , पुस्तकालय एवं सूचना संवर्ग से 
31 मई , 2022 के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

आलोक कुमार , प्रशासनिक अधिकारी ( पीए- III ) 


सं . 14 / पीए- III / 2022 - अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर श्री कैलाश चन्द्र मीना , एलआईओ , पुस्तकालय एवं सूचना संवर्ग से 
दिनांक 31 मई , 2022 के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

आलोक कुमार , प्रशासनिक अधिकारी ( पीए- III ) 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 


प्रोतोकॉल उप - प्रमुख ( एफ ) का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 8 जून 2022 

सं . डी III / 460 / सी एफ -24 / 2018 – भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में पलाऊ गणराज्य के प्रधान मानद कोंसुल के रूप में श्री नीरज ए . 
शर्मा की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं । 

श्री नीरज ए . शर्मा के कोंसली क्षेत्राधिकार में प्रतिबंधित और निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर भारत का संपूर्ण क्षेत्र होगा , जिसका केंद्र नई 
दिल्ली होगा । 
अविनाश कुमार सिंह , प्रोतोकॉल उप प्रमुख ( एफ ) 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 2 फरवरी 2022 

सं . ए . 19011 / 15 / 2021- प्रशा . II - राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.12.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं . 14017 / 
08 / 2021- स्थापना आरआर ( खंड II ) के अनुपालन में , इस विभाग द्वारा जारी पत्र सं . ए . 12011 / 1 / 2020 / प्रशा . दिनांक 15.12.2021 के 
तहत , नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करने के उपरांत , श्री प्रभु नारायण को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेटरल एंट्री भर्ती नीति के तहत , वेतन 
मैट्रिक्स लेवल 13 में आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय , भारत सरकार में निदेशक के पद पर दिनांक 31.12.2021 ( पूर्वाह्न ) से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , नियुक्त करते हैं । 

मनीष कुमार , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 24 मार्च 2022 

सं . ए -19011 / 1 / 2022 - स्था . - राष्ट्रपति , आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 07.03.2022 के आदेश संख्या पी -1 / 2022 ( फाइल संख्या 
13016 / 1 / 2020 - आईईएस - पीटी ) के अनुसरण में भारतीय आर्थिक सेवा के गैर - कार्यात्मक चयन ग्रेड ( एनएफएसजी ) अधिकारी श्री विशाल 


भारत का राजपत्र , जून 18 , 2022 ( ज्येष्ठ 28 , 1944 ) 

विश्वनाथ नायर ( आईईएस : 2003 ) को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( एसएजी ) सेवा में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में ( 1,44,200- 2,18,200 रुपये ) 
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में दिनांक 21.03.2022 की पूर्वाह्न से तत्काल प्रभाव पद का कार्यभार ग्रहण करने से और अगले आदेशों तक 
आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं । 

सतेंद्र प्रसाद , अवर सचिव 


436 


[ भाग I– खण्ड 2 


दिनांक 27 मई 2022 

- 

सं . ए -19011 / 4 / 2022 - स्था . - सीपीसी- राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.05.2022 के आदेश संख्या 
- 
33 / 05 / 2022 - ईओ ( एसएम -1 ) के अनुसरण में , श्री सुशांत कुमार पुरोहित आईआरएसईई ( 1996 ) को रसायन और उर्वरक मंत्रालय , रसायन 
एवं पेट्रोरसायन विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 ( 144200-218200 रुपये ) में 27.05.2022 की पूर्वाह्न से पदभार ग्रहण करने की तिथि 
से पांच साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , के लिए संयुक्त सचिव के रूप मेंनियुक्त करते हैं । 

सतेंद्र प्रसाद , अवर सचिव 


दिनांक 8 जून 2022 

सं . ए -19011 / 4 / 2021 - स्था . - राष्ट्रपति रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से डॉ . विशाल चौधरी को 
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में उप - औद्योगिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि को वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 ( रु . 67,700 / - से 
2,08,700 / - रुपये तक ) में अल्पावधि अनुबंध के आधार पर 07.08.2022 की पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए के लिए बढ़ाते हैं । 

सतेंद्र प्रसाद , अवर सचिव 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 7 जून 2022 

सं . ए . 12015/02/2015 ई .1 - राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ( खाद्य और सार्वजनिक 
वितरण विभाग ) के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री शिव कुमार को दिनाक 06.06.2022 से चयन सूची वर्ष 2019 में 
अनुभाग अधिकारी के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है । 


के 

2. श्री शिव कुमार के सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन 
में संख्या 6 / 6 / 2022 - सीएस - आई ( एस ) दिनांक 04.06.2022 और निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम और किसी भी अन्य संबंधित 
मामलों में किसी भी सक्षम अदालतों द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अधीन 

i . 

ii . 


भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 629/2022 और संबंधित मामले ( जरनैल सिंह बैच के मामले ) । 
अनुभाग अधिकारी / सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता , पदोन्नति आदि से संबंधित मामला , यदि कोई हो , किसी 
सक्षम न्यायालय में आज तक दायर किया गया हो । 


राम चंद्र , अवर सचिव 


दिनांक 10 जून 2022 

सं . ए -38013 / 02 / 2021 - स्था . 1- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय सचिवालय सेवा ( सीएसएस ) संवर्ग की अनुभाग 
अधिकारी , श्रीमती विजय बाम्बा , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30 जून , 2022 को अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
जाएंगी । 


राम चंद्र , अवर सचिव 


सं . ए -38013 / 07 / 2021 - स्था . 1 – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय सिविल लेखा सेवा ( सीसीएएस ) संवर्ग के 
श्री हेमन्त कुमार जोशी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30 जून , 2022 को अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो जाएंगे । 

राम चंद्र , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , जून 18 , 2022 ( ज्येष्ठ 24 , 1944 ) 

सं . ए -38012 / 08 / 2022 - स्था . 1 – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ( सीएसएसएस ) 
संवर्ग की प्रधान निजी सचिव , श्रीमती नीलम तरुण , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30 जून , 2022 को अपराहन से सरकारी सेवा 
से सेवानिवृत हो जाएंगी । 


भाग I— खण्ड 2 ] 


1 . 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली -110011 , दिनांक 4 मई 2022 

ए .31013 / 01 / 2021- सीएचएस . | राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचिवालय सेवा ( सीएचएस ) के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी 
( जीडीएमओ ) उप - संवर्ग के निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी ( एमओ ) को उनके नाम के सामने इंगित तारीख से स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं : 

सं . 

क्र.सं. 

अधिकारी का नाम 


डॉ . रिचा मित्तल 


नियुक्ति की 
तारीख 


27.09.2019 


परिवीक्षा अवधि की 
समाप्ति की तारीख 


26.09.2021 


437 


राम चंद्र , अवर सचिव 


स्थायी होने की 

तारीख 


27.09.2021 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


दिनांक 18 मई 2022 

सं . ए 12025 / 244 / 2020 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ० आर . रामबाबू को दिनांक 10 
अगस्त , 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मेट्रिक्स के लेवल -10 [ 56,100 / - रुपए से 1,77500 / - रूपए ] के वेतनमान और 
नॉन प्रेक्टीसिंग एलोवेन्स ( एन . पी . ए . ) जो भी मान्य है , में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त 
करते हैं । डॉ ॰ आर . रामबाबू को नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट , कोलकाता के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो 
वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 

० 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 96 / 2021 - सीएचएस -1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . अनुपमा के . पी . को दिनांक 
17 मई , 2021 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मेट्रिक्स के लेवल -10 [ 56,100 / - रुपए से 1,77500 / - रूपए ] के वेतनमान और 
नॉन प्रेक्टीसिंग एलोवेन्स ( एन . पी . ए . ) जो भी मान्य है , में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त 
करते हैं । डॉ ० अनुपमा के . पी . को केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला , पुणे के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 
वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


दिनांक 19 मई 2022 

सं . ए . 12025 / 38 / 2016 - सीएचएस -1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ० पूनम कुमारी को दिनांक 26 जून , 
2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मेट्रिक्स के लेवल -10 [ 56,100 / - रुपए से 1,77500 / - रूपए ] के वेतनमान और नॉन प्रेक्टीसिंग 
एलोवेन्स ( एन . पी . ए . ) जो भी मान्य है , में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । 
डॉ ० पूनम कुमारी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , पटना के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


दिनांक 30 मई 2022 

सं . ए . 12025 / 147 / 2020 - सीएचएस -1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ० लक्ष्मी एम . एस . देवन को दिनांक 
17 अगस्त , 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मेट्रिक्स के लेवल -10 [ 56 , 100 / - रुपए से 1,77500 / - रूपए ] के वेतनमान और 
नॉन प्रेक्टीसिंग एलोवेन्स ( एन . पी . ए . ) जो भी मान्य है , में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त 


भारत का राजपत्र , जून 18 , 2022 ( ज्येष्ठ 28 , 1944 ) 

करते हैं । डॉ ॰ लक्ष्मी एम . एस . देवन को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 
वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 


438 


[ भाग I– खण्ड 2 


दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 135 / 2021 - सीएचएस -1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ० आशीष वत्स को दिनांक 
21 मई , 2021 के अपरहान से आगामी आदेशों तक वेतन मेट्रिक्स के लेवल -10 [ 56,100 / - रुपए से 1,77500 / - रूपए ] के वेतनमान और 
नॉन प्रेक्टीसिंग एलोवेन्स ( एन . पी . ए . ) जो भी मान्य है , में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त 
करते हैं । डॉ ० आशीष वत्स को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो वर्ष 
की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 


दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 3 जून 2022 

सं . ए . 12025 / 15 / 2021- सीएचएस- III– राष्ट्रपति महोदय , डॉ . दिवयानी गर्ग को दिनांक 31.12.2021 के पूर्वाहन से अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में न्यूरोलोजी विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्तक करते हैं । 

विवेक नारायण , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 19 / 2021- सीएचएस- III - राष्ट्रपति महोदय , डॉ . सरोज चौधरी को दिनांक 14.02.2022 के पूर्वाहन से अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में बायो - केमिस्ट्री विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं । 
विवेक नारायण , अवर सचिव 


सं . ए . 12025/08/2022 - सीएचएस- III - राष्ट्रपति महोदय , डॉ . अंकिता अग्रवाल को दिनांक 11.03.2022 के पूर्वाहन से अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में रेडियो - डायग्नोसिस विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं । 
विवेक नारायण , अवर सचिव 


दिनांक 6 जून 2022 

सं . ए . 12025 / 16 / 2022 - सीएचएस- III- राष्ट्रपति महोदय , डॉ . मेघा जैन को दिनांक 16.03.2022 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक 
केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में रेडियो - डायग्नोसिस विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं । 

विवेक नारायण , अवर सचिव 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 6 जून 2022 

सं . ए -19012 / 1 / 2022 - स्था . ( ई -5073 ) – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 मई , 2022 के आदेश सं . 36 / 02 / 2022 
ईओ ( एसएम .1 ) के अनुसरण में , राष्ट्रपति , सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा ( आईडीएएस : 1991 ) को , विभाग के अपर सचिव एवं वित्तीय 
सलाहकार के पद को अस्थायी तौर पर निम्न करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में दिनांक 01 जून , 
2022 के पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं । 

ए . जी . सुब्रमणियन , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , जून 18 , 2022 ( ज्येष्ठ 24 , 1944 ) 

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 

( कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 2 जून 2022 

सं . 4-26 / 2020 - प्रशासन — विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के रूप में सदस्य सचिव , कृषि 
लागत एवं मूल्य आयोग , कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन एक सम्बद्ध कार्यालय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में आर्थिक 
अन्वेषक ग्रेड- II श्री चंद्र कुमार , को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में पे मैट्रिक्स के लेवल -7 ( रु ० 44 , 900 – 1 , 42 , 400 ) में आर्थिक अधिकारी 
( साधारण केन्द्रीय सेवा , समूह ' ख ' , राज - पत्रित , अनुनुसचिवीय ) के पद पर दिनांक 10 मई , 2022 ( पूर्वाह्न ) से नियमित प्रोन्नति आधार पर 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 


भाग I— खण्ड 2 ] 


प्रदीप कुमार , प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष 


मत्स्यपालन , पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 
( मत्स्यपालन विभाग ) 


439 


नई दिल्ली , दिनांक 14 जून , 2022 

सं . 2-12 / 2020- प्रशा . V– राष्ट्रपति , डॉ . विनोद कुमार मुदुमाला और डॉ . एस . रामचन्द्रन , वरिष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक को भारतीय 
मात्स्यिकी सर्वेक्षण , मत्स्यपालन , पशुपालन और डेयरी मंत्रालय , मत्स्यपालन विभाग में दिनांक 31.12.2021 से वेतन मैट्रिक्स के लेवल -12 ) 
78800-209200 ( में क्षेत्रीय निदेशक ) जीसीएस , समूह ' क ' राजपत्रित , अननुसचिवीय के पद पर पदोन्नत करते हैं । 

के . के . सुआन , अवर सचिव 


भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 
मुंबई - 400085 , दिनांक 27 मई 2022 


संदर्भ : पीडी / 7 ( 8 ) / 2020 / भर्ती- IV / ( एसओ / एफ ) /// 23210– राष्ट्रपति , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के श्री विकास दुबे , वैज्ञानिक 
अधिकारी / इंजिनियर ग्रेड ' ई ' में वेतन मैट्रिक्स के ' स्तर 12 ' को इसी अनुसंधान केंद्र में वेतन मैट्रिक्स ' स्तर- 13 ' में वैज्ञानिक अधिकारी / 
इंजिनियर ग्रेड ' एफ ' के रूप मे दिनांक 01 जुलाई , 2019 के पूर्वाह्न से , अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है । 

कमलेश कुमार रम्बाडिया , उप स्थापाना अधिकारी 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

कल्पाक्कम – 603 102 , दिनांक 10 जून 2022 

सं . भापअकेंसु / भर्ती / 2 ( 14 ) / 2021 / 293 – मुख्य कार्यपालक , नाभिकीय पुन : चक्रण बोर्ड , मुंबई , श्रीमती प्रणाली पराग धामणस्कर , 
लेखा सहायक , ( पे लेवल मैट्रिक्स - 7 ) , को द्रुत रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा , नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड , कल्पाक्कम में सहायक लेखा अधिकारी 

( पे लेवल मैट्रिक्स - 8 ) के पद पर दिनांक 18/12/2020 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं । 


अभिलाष किडावे प्रशासनिक अधिकारी- III 


} 


मुंबई - 400001 , दिनांक 3 जून 2022 

सं . 6 ( 2769 ) / 2017 - प्रशा / 7463 – राष्ट्रपति ने श्री विनायक आप्टे , आईपीएस ( टीजी : 1994 ) की परमाणु ऊर्जा विभाग में 
महानिरीक्षक ( सुरक्षा ) के रूप में कार्यकाल को दिनांक 01.06.2022 से तीन माह की अवधि तक बढ़ाने या आगामी आदेशों तक , जो भी पहले 
हो , विस्तारित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है । 


अशोक बी . गेरीरा , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , जून 18 , 2022 ( ज्येष्ठ 28 , 1944 ) 

दिनांक 7 जून 2022 

सं . 6 ( 2819 ) / 2018 - प्रशा / 7544- सचिव , परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा श्री यादावल्ली कमलाकर , अवरसचिव , परमाणु ऊर्जा 
विभाग , मुंबई के कार्यकाल को दिनांक 21.06.2022 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक , जो भी पहले हो , विस्तारित किया जाता 
है । 

अशोक बी . गेरीरा , अवर सचिव 


440 


[ भाग I– खण्ड 2 


दिनांक 13 जून 2022 

सं . 6 ( 2779 ) /2017-प्रशा./7759 – राष्ट्रपति , परमाणु ऊर्जा विभाग के श्रीमती भारती एस . पै , अवर सचिव [ वेतन मैट्रिक्स का 
लेवल -11 ] , पऊवि सचिवालय , मुम्बई को दिनांक 01 जून 2022 ( अपराहन ) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय , मुंबई 
में उपसचिव [ वेतन मैट्रिक्स का लेवल -12 ] के रूप में नियुक्त करते हैं । 

अशोक बी . गेरीरा , अवर सचिव 


सं . 6 ( 2892 ) / 2021- प्रशा . / 7768 – संयुक्त सचिव , परमाणु ऊर्जा विभाग , श्री राकेश एच . जाधव , सहायक [ वेतन मैट्रिक्स का 
लेवल -7 ] परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय , मुंबई को दिनांक 02 जून , 2022 ( पूर्वाह्न ) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग 
सचिवालय , मुंबई में सहायक कार्मिक अधिकारी [ वेतन मैट्रिक्स का लेवल -8 ] के रूप में नियुक्त करते हैं । 

अशोक बी . गेरीरा , अवर सचिव 


सं . 6 ( 2382 ) /04-प्रशा./7784 – राष्ट्रपति , परमाणु ऊर्जा विभाग के श्रीमती सुधा एस . वार्रियर , अनुभाग अधिकारी [ वेतन मैट्रिक्स का 
लेवल -10 ] , पऊवि सचिवालय , मुम्बई को दिनांक 01 जून 2022 ( अपराहन ) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय , मुंबई 
में अवर सचिव [ वेतन मैट्रिक्स का लेवल -11 ] के रूप में नियुक्त करते हैं । 

अशोक बी . गेरीरा , अवर सचिव 


संस्कृति मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनाक 10 जून 2022 

सं . ल -50 / 3 / 2021 – पुस्त . केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार , संस्कृति मंत्रालय में कार्यरत सुश्री पूजा शर्मा , पुस्तकालय एवं सूचना सहायक 
को 20.10.2021 ( पूर्वाह्न ) से सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर नियमित आधार से वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 ( 44900 
142400 रु . ) में पदोन्नत किया गया है । 

सुनीता , अवर सचिव 


विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 13 जून 2022 

सं . 10/2022 [ फा.सं.2-2 / 4 / 2021 - प्रशा . II ] — राष्ट्रपति , श्री सतीश कुमार , आईआरएसईई ( 2002 ) को , केंद्रीय कर्मचारी व्यवस्था 
स्कीम के अधीन प्रतिनियुक्ति आधार पर , 10.06.2022 के अपराह्न से पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक , पे मैट्रिक्स के लेवल -13 
में विद्युत मंत्रालय में निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

हाउशुआनथांग गुइते , अवर सचिव 


PART I - SEC . 2 ] 


MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION 
New Delhi - 110001 , the 6th June 2022 

No. A - 20002 / 37 / 2019 - Ad.I - Consequent upon inclusion of Assistant Section Officers ( ASO ) of Central Secretariat 
Service ( CSS ) in the Select List of Section Officers Grade of CSS for the Year 2018 against Seniority Quota ( SQ ) by the 
Department of Personnel & Training vide Order No.6 / 4 / 2022 - CS - I ( S ) dated 27.05.2022 , the President is pleased to appoint 
following officers to the grade of Section Officer on regular basis , in the Ministry of Statistics & Programme 
Implementation : 


1 . 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2022 ( JYAISTHA 28 , 1944 ) 


Sl . No. 

1 . 

2 . 


2 . 


Name of Officer 

Shri Godbole Vilas Shankarrao 

Shri Jagat Roy 


CSL AG 
2008/934 
2010/601 


Date of appointment 

30.05.2022 

30.05.2022 


2. The appointment of the officers shall be subject to the outcome of the following Court cases and also subject to 
any other order passed by any competent Courts in any other connected matters : 


441 


Civil Appeal No.629 / 2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters ( Jarnail Singh batch of 
cases ) . 

Matter relating to seniority , promotion etc in SO / ASO grade , if any , filed in any competent Court till date . 

RAJ KUMAR , Under Secertary 


MINISTRY OF LAW & JUSTICE 
( DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS ) 

New Delhi , the 9th June 2022 

No. 2 / 1 / 2015 - Admn.I ( LA ) —The President is pleased to appoint Ms. Sunita Anand to the post of Joint Secretary & 
Legal Adviser ( Grade - I of the Legal Advisers ' Service Cadre of the Indian Legal Service ) in Level 14 of the Pay Matrix , on 
direct recruitment basis with effect from the afternoon of 2nd June , 2022 till the age of superannuation or until further orders , 
whichever is earlier , subject to outcome of the WP ( C ) No. 6173/2020 pending in the Hon'ble Delhi High Court . 

VARUN SINGH CHAUHAN , Under Secretary 


No. A - 32012 / 1 / 2021 - Admn.I ( LA ) —The President is pleased to appoint Shri Jay Prakash Dubey , Assistant Legal 
Adviser ( Grade - IV of Legal Advisers ' Service Cadre of the Indian Legal Service ) to the grade of Deputy Legal Adviser 
( Grade - III of Legal Advisers ' Service Cadre of the Indian Legal Service ) in the level 12 of Pay Matrix in the Department of 
Legal Affairs , Ministry of Law & Justice , with effect from the forenoon of 6th June , 2022 . 

VARUN SINGH CHAUHAN , Under Secretary 


MINISTRY OF PERSONNEL PG & PENSION 
( DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING ) 
New Delhi , the 10th June 2022 


No. T - 20015 / 7 / 2021 - Trg ( ISTM ) —In pursuance of Department of Personnel and Training's Communication 
No. T - 20015 / 7 / 2021 - Trg . ( ISTM ) dated 19th April , 2022 , the President is pleased to appoint Shri Puneet Kumar Sharma , 
Section Officer of Armed Forces Headquarters Civil Service as Deputy Director ( Foundation Course ) , Institute of Secretariat 
Training and Management ( ISTM ) in Pay Level - 11 with effect from 06th May , 2022 ( A / N ) for a tenure of four ( 04 ) years or 
until further orders , whichever is earlier . 


ANITA BILUNG , Under Secretary 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi , the 3rd June 2022 

No. 13 / PB - III / 2022 — The President is pleased to appoint the under mentioned officer belonging to the grade of 
Principal Private Secretary ( PPS ) of the Stenographers ' Cadre of IFS ( B ) to officiate in the grade of Senior Principal Private 


442 


Name ( Shri ) 

P.K. Duchania 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2022 ( JYAISTHA 28 , 1944 ) 


Secretary ( Sr.PPS ) of the Stenographers ' Cadre of IFS ( B ) with effect from the date shown against his name in terms of 
Ministry's O.M. No. Q / CAD / 584 / 07 / 2021 dated 01.07.2021 : 

For Recruitment Year 2021-22 ( Regular ) : 

Date of Birth 
21.01.1968 


Sl . No. 

1 

2 


2. The above mentioned officer has assumed charge of the post of Senior Principal Private Secretary with effect 
from the date indicated against his name . 


Date of Promotion 
01.06.2022 


Name ( Shri / Smt . ) 

Hem Lata 

Vinod Kumar Sagar 


[ PART I - SEC . 2 


No. 14 / PB - III / 2022 — The President is pleased to appoint the under mentioned officers belonging to the grade of 
Private Secretary ( PS ) of the Stenographers ' Cadre of IFS ( B ) to officiate in the grade of Principal Private Secretary ( PPS ) of 
the Stenographers's Cadre of IFS ( B ) with effect from the date shown against their names in terms of Ministry's 
O.M. No. Q / CAD / 584 / 08 / 2021 dated 29.07.2021 : 

For Recruitment Year 2021-22 ( Regular ) : 


Date of Birth 
15/12/1972 
26/09/1972 


SHIVAM SINGH , Administrative Officer ( PB - III 


Date of Promotion 
01/06/2022 
01/06/2022 


2. The above mentioned officers have assumed charge of the post of Principal Private Secretary with effect from the 
date indicated against his name . 


SHIVAM SINGH , Administrative Officer ( PB - III ) 


New Delhi , the 1st June 2022 

No. 12 / PA - III / 2022 — On attaining the age of superannuation , Shri Mangal Prasad Kar , Under Secretary retired 
from Grade - I of Indian Foreign Services ( B ) on the afternoon of 31st May , 2022 . 

ALOK KUMAR , Administrative Officer ( PA - III ) 


No. 13 / PA - III / 2022- On attaining the age of superannuation , Shri Satendra Singh Dhaka , Director retired from 
Library and Information Cadre on the afternoon of 31st May , 2022 . 


ALOK KUMAR , Administrative Officer ( PA - III ) 


No. 14 / PA - III / 2022 — On attaining the age of superannuation , Shri Kailash Chandra Meena , LIO retired from 
Library and Information Cadre on the afternoon of 31st May , 2022 . 


ALOK KUMAR , Administrative Officer ( PA - III ) 


OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL ( F ) 
New Delhi , the 8th June 2022 

No. DIII / 460 / CF - 24 / 2018 

The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Neeraj A. Sharma 
as the Honorary Consul General of the Republic of Palau in New Delhi with immediate effect . 


The consular jurisdiction of Mr. Neeraj A. Sharma comprises the entire territory of India except Restricted and 
Prohibited areas with seat in New Delhi . 


AVINASH KUMAR SINGH , Deputy Chief of Protocol ( F ) 


MINISTRY OF FINANCE 

( DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 

New Delhi , the 2nd February 2022 

No. A.19011 / 15 / 2021 - Ad.II - Consequent upon acceptance of the offer of appointment , issued vide this Department's 
letter No. A.12011 / 1 / 2020 - Ad.II dated 15.12.2021 in pursuance of Department of Personnel and Training O.M. 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2022 ( JYAISTHA 28 , 1944 ) 


No. 14017 / 08 / 2021 - Estt.RR ( Vol.II ) dated 05.12.2021 , the President is pleased to appoint Sh . Prabhu Narayan as Director in 
Department of Economic Affairs , Ministry of Finance , Government of India in Level 13 of the Pay Matrix , under the lateral 
entry recruitment policy , on deputation basis with effect from 31.12.2021 ( FN ) for a period of three years , or until further 
orders , whichever is earlier . 


443 


MANISH KUMAR , Under Secretary 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
( DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS ) 
New Delhi , the 24th March 2022 


No. A - 19011 / 1 / 2022 - Estt . In pursuance of Department of Economic Affairs ' Order No. P - 1 / 2022 ( File No. 
13016 / 1 / 2020 - IES - Pt ) dated 07.03.2022 , the President is pleased to appoint Shri Vishal Vishwanath Nair ( IES : 2003 ) , Non 
Functional Selection Grade ( NFSG ) Officer of the Indian Economic Service to Senior Administrative Grade ( SAG ) in the 
service in Level 14 of the Pay matrix ( Rs . 1,44,200—2,18,200 ) as Economic Adviser in the Department of Chemicals and 
Petrochemicals w.e.f. the forenoon of 21.03.2022 with immediate effect / assumption of the charge of the post and 
until further orders . 


( ii ) 


SATENDER PRASAD , Under Secretary 


The 27th May 2022 

No. A - 19011 / 4 / 2022 - Estt - CPC- -In pursuance of DOP & T's Order No. 33 / 05 / 2022 - EO ( SM - I ) dated 13.05.2022 , 
the President is pleased to appoint Shri Susanta Kumar Purohit , IRSEE ( 1996 ) as Joint Secretary in Department of Chemicals 
& Petrochemicals in the Ministry of Chemicals & Fertilizers at Level - 14 ( Rs . 144200—218200 ) of Pay matrix w.e.f the 
forenoon of 27.05.2022 for a tenure of five years from the date of assumption of the charge of the post or until further orders , 
whichever is earlier . 


SATENDER PRASAD , Under Secretary 


The 8th June 2022 

No. A - 19011 / 4 / 2019 - Estt . With the approval of Competent Authority in Department of Chemicals and 
Petrochemicals , the President is pleased to extend the term of appointment of Dr. Vishal Choudhary as Deputy Industrial 
Advisor in the Department of Chemicals and Petrochemicals at Level - 11 ( Rs . 67,700 / - to Rs . 2,08,700 / - ) of Pay 
matrix on short term contract basis for a period of one year w.e.f. the forenoon of 07.08.2022 . 

SATENDER PRASAD , Under Secretary 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION 
( DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION ) 
New Delhi , the 7th June , 2022 


No. A - 12015 / 02 / 2015 - E.I — The President is pleased to appoint Shri Shiv Kumar regular Assistant Section Officers 
of Central Secretariat Service ( CSS ) of the Cadre of Ministry of Consumer Affairs , Food & Public Distribution ( Department 
of Food & Public Distribution ) as Section Officer on regular basis against the Select List Year 2019 with effect from 
06.06.2022 . 


2. The appointment to the Section Officer Grade of CSS of Shri Shiv Kumar is subject to the terms and conditions 
mentioned in DoPT's O.M. No. 6 / 6 / 2022 - CS - I ( S ) dated 04.06.2022 and outcome of the following Court cases and also 
subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters : 

( i ) 


Civil Appeal No.629 / 2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters ( Jarnail Singh batch of 
cases ) . 


Matter relating to seniority , promotion etc in SO / ASO grade , if any , filed in any competent court till date . 

RAM CHANDRA , Under Secretary 


The 10th June 2022 

No. A - 38013 / 02 / 2021 - E.I — Smt . Vijay Bamba , Section Officer belonging to the Central Secretariat Services ( CSS ) 
of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government service on attaining the age of 
with effect from the afternoon of 30th June , 2022 . 

superannuation 


RAM CHANDRA , Under Secretary 


444 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2022 ( JYAISTHA 28 , 1944 ) 


No. A - 38013 / 07 / 2021 - E.I — Shri Hemant Kumar Joshi , Assistant Accounts Officer belonging to the Central Civil 
Accounts Services ( CCAS ) of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government service on 
attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th June , 2022 . 


No. A - 38012 / 08 / 2022 - E.I — Smt . Neelam Tarun , Principal Private Secretary belonging to the Central Secretariat 
Stenographers Services ( CSSS ) of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government service on 
attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th June , 2022 . 


Name of the Officer 


Dr. Richa Mittal 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
New Delhi - 110011 , the 4th May 2022 

No. A. 31013 / 01 / 2021 - CHS.I — The president is pleased to appoint the following Medical Officer ( MO ) of General 
Duty Medical Officer's ( GDMO's ) sub - cadre of the Central Health Service ( CHS ) , with effect from the date indicated against 
each : 


Date 


appointment 


27.09.2019 


[ PART I - SEC . 2 


RAM CHANDRA , Under Secretary 


26.09.2021 


RAM CHANDRA , Under Secretary 


of Date of completion of 
probation period 


Date of 
confirmation 


27.09.2021 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


The 18th May 2022 

No. A.12025 / 244 / 2020 - CHS.I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. R. Rambabu to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of the pay 
matrix ( Rs . 56,100 / - to Rs . 1,77,500 / ) and Non -Practicing Allowances ( NPA ) as admissible , in a temporary capacity with 
effect from the forenoon of 10th August 2020 until further orders . Dr. R. Rambabu is posted as Medical Officer under 
National Skill Training Institute , Kolkata . He will be on probation for a period of two years . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


No. A.12025 / 96 / 2021 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Anupama K.P. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of the pay 
matrix ( Rs . 56,100 / - to Rs . 1,77,500 / ) and Non -Practicing Allowances ( NPA ) as admissible , in a temporary capacity with 
effect from the forenoon of 17th May 2021 until further orders . Dr. Anupama K.P. is posted as Medical Officer under Central 
Water and Power Research Station , Pune . She will be on probation for a period of two years . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


The 19th May 2022 

No. A.12025 / 38 / 2016 - CHS.I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Poonam Kumari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of the pay 
matrix ( Rs . 56,100 / - to Rs . 1,77,500 / ) and Non -Practicing Allowances ( NPA ) as admissible , in a temporary capacity with 
effect from the forenoon of 26th June 2019 until further orders . Dr. Poonam Kumari is posted as Medical Officer under 
Central Govt . Health Scheme , Patna . 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


The 30th May 2022 

No. A.12025 / 147 / 2020 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Lekshmi M. S. Devan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2022 ( JYAISTHA 28 , 1944 ) 


the pay matrix ( Rs . 56,100 / - to Rs . 1,77,500 / ) and Non - Practicing Allowances ( NPA ) as admissible , in a temporary capacity 
with effect from the forenoon of 17th August 2020 until further orders . Dr. Lekshmi M. S. Devan is posted as Medical Officer 
under Central Govt . Health Scheme , Delhi . She will be on probation for a period of two years . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


445 


No. A.12025 / 135 / 2021 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Ashish Vats to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of the pay 
matrix ( Rs . 56,100 / - to Rs . 1,77,500 / ) and Non -Practicing Allowances ( NPA ) as admissible , in a temporary capacity with 
effect from the afternoon of 21st May 2021 until further orders . Dr. Ashish Vats is posted as Medical Officer under Central 
Govt . Health Scheme , Delhi . He will be on probation for a period of two years . 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


New Delhi - 110011 , the 3rd June 2022 

No. A.12025 / 15 / 2021 - CHS.III The President is pleased to appoint Dr. Divyani Garg to the post of Assistant 
Professor in the specialty of Neurology in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , on probation , with 
effect from the forenoon of 31.12.2021 and until further orders . 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


No. A.12025 / 19 / 2021 - CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Saroj Choudhary to the post of Assistant 
Professor in the specialty of Biochemistry in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , on probation , 
with effect from the forenoon of 14.02.2022 and until further orders . 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


No. A.12025 / 08 / 2022 - CHS.III The President is pleased to appoint Dr. Ankita Aggarwal to the post of Assistant 
Professor in the specialty of Radio - Diagnosis in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , on probation , 
with effect from the forenoon of 11.03.2022 and until further orders . 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


The 6th June 2022 

No. A.12025 / 16 / 2022 - CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Megha Jain to the post of Assistant 
Professor in the specialty of Radio - diagnosis in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , on probation , 
with effect from the forenoon of 16.03.2022 and until further orders . 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE 
( DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION ) 
New Delhi , the 6th June 2022 


No. A - 19012 / 1 / 2022 - Estt . ( e - 5073 ) —In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 36 / 02 / 2022 
EO ( SM.I ) dated the 13th May , 2022 the President is pleased to appoint Ms. Alka Nangia Arora , ( IDAS : 1991 ) as Joint 
Secretary and Financial Adviser , Department of Agricultural Research & Education ( DARE ) , Ministry of Agriculture & 
Farmers Welfare , by temporarily downgrading the post of Additional Secretary & Financial Advisor in the Department , w.e.f. 
the forenoon of 1st June , 2022 . 


A.G. SUBRAMANIAN , Under Secretary 


COMMISSION FOR AGRICULTURAL COSTS AND PRICES 
( DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE ) 
New Delhi , the 2nd June 2022 


No. 4-26 / 2020 - Admn.CACP - On the recommendations of the Departmental Promotion Committee , Member 
Secretary , CACP as Competent Authority , is pleased to appoint Shri Chandra Kumar , Economic Investigator Gr . II , CACP , 


446 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2022 ( JYAISTHA 28 , 1944 ) 


[ PART I - SEC . 2 


to the post of Economic Officer ( General Service , Group ' B ' , Gazetted , Non - Ministerial ) in the Commission for Agricultural 
Costs and Prices ( CACP ) , an attached office of the Department of Agriculture & Farmers Welfare , in the level - 7 of the Pay 
Matrix ( Rs . 44900-142400 ) , on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 10th May , 2022 . 

PARDEEP KUMAR , Administrative Officer 


MINISTRY OF FISHERIES , ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING 
( DEPARTMENT OF FISHERIES ) 

New Delhi , the 14th June 2022 

No. 2-12 / 2020 - Admn V The President is pleased to promote Dr. Vinod Kumar Mudumala and 
Dr. S. Ramachandran , Sr Fisheries Scientist to the post of Zonal Director ( GCS , Group ' A ' Gazetted , Non - Ministerial ) in 
Level - 12 ( Rs.78800-209200 / - ) of the pay matrix in Fishery Survey of India , Ministry of Fisheries , Animal Husbandry & 
Dairying , Department of Fisheries with effect from 31-12-2021 . 


KK SUAN , Under Secretary 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 
Mumbai - 85 , the 27th May 2022 

No. PD / 7 ( 8 ) / 2020 / R - IV / ( SO / F ) / I / 23210 The President is pleased to appoint Shri Vikas Dube , Scientific Officers / 
Engineers Grade ' E ' in ' Level 12 ' , of the Pay Matrix of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers / Engineers 
Grade ' F ' in ' Level 13 ' , of the Pay Matrix in the same Research Centre with effect from the forenoon of 1st July , 2019 in an 
officiating capacity , until further orders . 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
Kalpakkam - 603102 , the 10th June 2022 


KAMLESH KUMAR RAMBADIA , Dy . Establishment Officer 


No. BARCF / Rectt / 2 ( 14 ) / 2021 / 293 - Chief Executive , Nuclear Recycle Board , Mumbai appoints Smt . Pranali Parag 
Dhamnaskar , Assistant Accountant ( Level -7 in the Pay Matrix ) to the post of Assistant Accounts Officer ( Level - 8 in the 
Pay Matrix ) in Fast Reactor Fuel Cycle Facility , Nuclear Recycle Board , Kalpakkam with effect from the forenoon of 
18/12/2020 on regular basis until further orders . 


ABHILASH KIDAVE , Administrative officer - III 


Mumbai - 400 001 , 3rd June 2022 

No. 6 ( 2769 ) /2017-Adm./7463-The President has approved extension of tenure of Shri Vinayak P. Apte , IPS 
( TG : 1994 ) , Inspector General ( Security ) , Department of Atomic Energy for a period of three months w.e.f 01.06.2022 or 
until further orders whichever is earlier . 


ASHOK B. GERIRA , Under Secretary 


The 7th June 2022 

No. 6 ( 2819 ) / 2018 - Adm / 7544 — Secretary , DAE is pleased to extend the tenure of Shri Yadavalli Kamalakar as 
Under Secretary in the Department of Atomic Energy , Mumbai for a period of one year from 21.06.2022 or until further 
orders whichever is earlier . 


ASHOK B. GERIRA , Under Secretary 


The 13th June 2022 

No. 6 ( 2779 ) / 2017 - Adm / 7759 - The President is pleased to appoint Smt . Bharati S. Pai , Under Secretary , ( Level- 11 
of Pay Matrix ) , DAE Sectt , Mumbai as Dy . Secretary ( Level - 12 of Pay Matrix ) in DAE Sectt . , Mumbai with effect from the 
afternoon of 01 June 2022 until further orders . 


ASHOK B. GERIRA , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 18 , 2022 ( JYAISTHA 28 , 1944 ) 


No. 6 ( 2892 ) / 2021 - Adm / 7768 — Joint Secretary , DAE is pleased to appoint Shri Rakesh H. Jadhav , Assistant 
( Level- 7 of Pay Matrix ) , DAE Sectt . , Mumbai as Assistant Personnel Officer ( Level - 8 of Pay Matrix ) in DAE Sectt . , 
Mumbai with effect from the forernoon of 02nd June 2022 until further orders . 


447 


MINISTRY OF CULTURE 

New Delhi , the 10th June 2022 


ASHOK B. GERIRA , Under Secretary 


No. 6 ( 2382 ) / 04 - Adm / 7784 — The President is pleased to appoint Smt . Sudha S. Warriyar , Section Officer , ( Level 
10 of Pay Matrix ) , DAE Sectt , Mumbai as Under Secretary ( Level - 11 of Pay Matrix ) in DAE Sectt . , Mumbai with effect 
from the afternoon of 01 June 2022 until further orders . 


ASHOK B. GERIRA , Under Secretary 


No. L - 50 / 3 / 2021 - Lib . Ms. Pooja Sharma , Library & Information Assistant , working in Central Secretariat Library , 
Ministry of Culture has been promoted to the post of Assistant Library and Information Officer on regular basis in the Pay 
Level -7 ( Rs.44900—142400 ) of the Pay Matrix with effect from 20.10.2021 ( FN ) . 

SUNITA , Under Secretary 


MINISTRY OF POWER 

New Delhi , the 13th June 2022 

No. 10/2022 [ F.No.2-2 / 4 / 2021 - Admn.II — The president is pleased to appoint Sh . Satish Kumar , IRSEE ( 2002 ) as 
Director in the Ministry of Power in Level - 13 of Pay Matrix , on deputation basis under Central Staffing Scheme for a period 
of five years with effect from the afternoon of 10.06.2022 or until further orders . 


HAUSUANTHANG GUITE , Under Secretary 


प्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली - 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली- 110054 द्वारा ई - प्रकाशित 

UPLOADED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 . 


JAGANATHAN Digitally signed by 
ANANTHA 
KUMAR 

JAGANATHAN 
ANANTHA KUMAR 
Date : 2022.06.18 
10:05:32 + 05'30 ' 


